निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 409 ) 


14 वैशाख 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 4 मई 2018 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

27 अप्रील 2018 
सं० 1 / स्था० ( ले०से०) - 07 / 2017 - 3224 / वि० श्री विकाश कुमार पाण्डेय, बिहार वित्त सेवा सम्प्रति लेखा 
पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वाणिज्यकर विभाग, पटना की अधिसूचना सं० 1009 दिनांक 02.04.2018 
द्वारा वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 15600 - 39100 + गेड - पे रु० 6000), ( नया वेतनमान 
स्तर - 11 रु० 67700 - 208700 ) कोटि में प्रोन्नति की तिथि 29.11. 2016 से आर्थिक लाभ दी गई है । 

अतएव श्री पाण्डेय वित्त विभाग में बिहार सचिवालय सेवा की स्वीकृत एवं रिक्त अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 409 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


